निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 157 ) 


28 चैत्र 1934 ( AO ) 
पटना, मंगलवार , 17 अप्रील 2012 


सं0 वि0 ( 27 ) पे० को0 - 122 / 2012 _ 477 / वि० 

वित्त विभाग 


- - 


संकल्प 


12 अप्रील 2012 


विषय: - नगरपालिका आम चुनाव, 2012 में निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों की हिंसात्मक घटनाओं से 

मृत्यु या अपंगता की स्थिति में देय अनुदान । 

नगरपालिका आम चुनाव, 2012 हेतु निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों की निर्वाचन से जुड़ी हिंसात्मक 
घटनाओं से मृत्यु या अपंगता की स्थिति में पूर्व में निर्गत संकल्प संख्या 95, दिनांक 20.1.2005 के प्रावधान वर्तमान 
आसन्न आम चुनाव 2012 के लिए प्रभावी रहेगा । 


आदेश: — आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु 
प्रकाशित किया जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 


रामेश्वर सिंह , 


सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 157 -571 + 10-डी०टी०पी० । 

Website: http://egazette. bih. nic .in 


